निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 399 ) 


1 ज्येष्ठ 1935 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 22 मई 2013 


सं0 6 / खा०म० पटना - 17 / 2013 - 667 ( 6 ) / रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


संकल्प 

21 मई 2013 
विषय : - बिहार खास महाल नीति , 2011 में संशोधन । 
___ मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21 .05. 2013 के मद संख्या - 23 में दी गई स्वीकृति के आलोक में राजस्व एवं 
भूमि सुधार विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 6 / खा०म०नीति - 02 / 2008 - 441 (6 ) / रा० , दिनांक 07.04.2011 द्वारा परिचारित 
तथा संकल्प ज्ञापांक - 1169 (6) / रा0 , दिनांक 06.12. 2012 द्वारा यथा संशोधित बिहार खास महाल नीति, 2011 की 
कंडिका - 25 ( ग ) के बाद एवं शब्द समुच्चय " उपर्युक्त सभी प्रावधान 5 (पाँच ) एकड़ से अनधिक रकबा पर ही लागू 
होंगे । " के पूर्व निम्नलिखित एक नई उप - कंडिका - ( घ ) अन्तः स्थापित की जाती है 

___ "( घ) - उपर्युक्त उप - कंडिका - ( क ), ( ख ) एवं ( ग) में वर्णित लीज बन्दोबस्ती / नवीकरण / अन्तरण के दस्तावेज पर 
तथा राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती लीज़ इकरारनामा में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार वहन करेगी । " 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 399 - 571 +1500-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic .in 


